निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 अग्रहायण 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 1145 ) पटना , वृहस्पतिवार , 7 दिसम्बर 2017 


बिहार विधान सभा सचिवालय 


अधिसूचना 

23 अगस्त 2017 
सं० 2स्था० - 192 / 2017 - 6644/वि०स० — मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग , बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या - 3/ सी० 
एस/ एम०/ आ०स० - 02/ 2017 - 346 , दिनांक 22. 08. 2017 के आलोक में श्री पवन कुमार सिन्हा , उप सचिव , बिहार विधान 
सभा सचिवालय को श्री नन्द किशोर यादव , माननीय मंत्री , पथ निर्माण विभाग , बिहार , पटना के आप्त सचिव के रूप में 
योगदान देने हेतु अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से विरमित किया जाता है । 
श्री सिन्हा का गहन ( लियन ) सभा सचिवालय में बना रहेगा । 

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से , 

असीम कुमार, 
उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1145 -57 1 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


